निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 345 ) 


12 चैत्र 1936 ( A ) 
पटना , बुधवार , 2 अप्रील 2014 


सं0 7 / वेत - 1 - 02 / 2013 - 1449 

शिक्षा विभाग 


संकल्प 

23 सितम्बर 2013 
विषयः - बिहार राज्य के पंचायती राज संस्थाओं / नगर निकायों को प्रारंभिक विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों के नियत 

मासिक वेतन भुगतान हेतु अनुदान की राशि में वृद्धि की स्वीकृति के संबंध में । 

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन / सेवाशर्त) नियमावली, 2012 एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक 
(नियोजन / सेवाशर्त) नियमावली, 2012 के प्रावधान के तहत नियोजित शिक्षकों को प्रतिमाह नियत वेतन का भुगतान 
होता है । समय - समय पर नियोजित शिक्षकों का वेतनवृद्धि किया गया है । 

2. वर्तमान में राज्य के पंचायती राज संस्थाओं / नगर निकायों को प्रारंभिक विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों को 
नियत वेतन देने हेतु अनुदान की राशि निम्नांकित दरों पर आकलित कर उपलब्ध करायी जाती है : 
क्रम सं० 

वर्तमान नियत वेतन 
( क ) प्रशिक्षित शिक्षक ( बेसिक ग्रेड)- ₹7,000 / - प्रतिमाह 

अप्रशिक्षित शिक्षक (बेसिक ग्रेड) - ₹6,000 / - प्रतिमाह 

प्रशिक्षित शिक्षक ( स्नातक ग्रेड) - ₹ 8, 000 / - प्रतिमाह 
( घ) अप्रशिक्षित शिक्षक ( स्नातक ग्रेड )- ₹ 7,500 / - प्रतिमाह 


बिहार गजट ( असाधारण ), 2 अप्रील 2014 
3. राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों को मिलने वाले नियत वेतन में बढ़ोत्तरी हेतु पंचायती 
राज संस्थाओं/ नगर निकायों को अनुदान की राशि में वृद्धि का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन था । राज्य सरकार 
द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राज्य के पंचायती राज संस्थाओं / नगर निकायों के प्रारंभिक विद्यालयों के नियोजित शिक्षकों 
के नियत वेतन की दर को निम्न प्रकार से संशोधित करते हुए अनुदान के रूप में राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया 
गया है : 
क्रम सं० 

संशोधित नियत वेतन 


प्रशिक्षित शिक्षक ( बसिक ग्रेड) - ₹ 10, 000 / - प्रतिमाह 


अप्रशिक्षित शिक्षक ( बेसिक ग्रेड ) - ₹ 9,000 / - प्रतिमाह 


प्रशिक्षित शिक्षक (स्नातक ग्रेड) - ₹ 11,000 / - प्रतिमाह 


अप्रशिक्षित शिक्षक (स्नातक ग्रेड) - ₹ 10,500 / - प्रतिमाह 


4. यह संकल्प दिनांक 01 / 09 / 2013 से प्रभावी होगा । 

5 . वेतनवृद्धि के संदर्भ में बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2012 तथा 
बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली , 2012 के प्रावधान संबंधितों पर लागू होंगे । 

6. इस पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है । 
आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के 
अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 

अमरजीत सिन्हा, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 345 - 571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic .in 


